रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/ 99 


_ REGD . NO. D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं. 246 ] 
No . 246] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 2 , 2006 / ज्येष्ठ 12 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2 , 2006/ JYAISTHA 12 , 1928 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 जून , 2006 
सा . का . नि . 340( अ ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मंत्रालय की 
अधिसूचना सं. यू -14012 / 4/88 - एएनएल , तारीख 1 नवम्बर , 1991 में यथा अधिसूचित लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन खण्ड विकास अधिकारी भर्ती 
नियम , 1991 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन खण्ड विकास अधिकारी भर्ती 
( संशोधन ) नियम, 2006 है । 

___ (2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। . 

2. लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन खण्ड विकास अधिकारी भर्ती नियम, 1991 में , विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 
रखी जाएगी , अर्थात् : 

" अनुसूची 
1. पद का नाम 

: खंड विकास अधिकारी 
2 . पदों की संख्या 

: 9 * ( नौ ) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 
3. वर्गीकरण 

: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख ( राजपत्रित, अननुसचिवीय ) 
4. वेतनमान 

6500 - 200 - 10500 रुपए 
5. चयन अथवा अचयन पद 

: चयन 
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय : लागू नहीं होता 

सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 के । 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
7. सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के : लागू नहीं होता 

लिए आयु- सीमा 


1700 GI/ 2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEÇ . 3 (1) ] 


- 


. 


--------. 


8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के . : लागू नहीं होता 

लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के : लागू नहीं होता 

लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 

या नहीं 
10. परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो .. : प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 
11 . भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या : प्रोन्नति : 

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 6500 - 10500 रुपए ( पुनरीक्षित ) वेतनमान में इस पद के उन्नयन होने से पूर्व 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे 1640 - 2900 रुपए के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में खण्ड विकास अधिकारी के पद 
जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

के नियमित धारक की उपयुक्तता उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए आरंभिक रूप 
से निर्धारित की जाएगी। यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह पद में प्रारंभिक 
गठन से उन्नयित पद पर नियुक्त हुआ समझा जाएगा। यदि उन्नयित वेतनमान पर 
नियुक्ति के लिए " उपयुक्त नहीं "निर्धारित किया जाता है तो वह 5500 - 9000 रु. के 
पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा और प्रत्येक वर्ष उसके मामले का पुनरीक्षण किया 

जाएगा । 
12. प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती : प्रोन्नति : 

की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 5500 -9000 रु. के वेतनमान में ऐसे अधीक्षक या कार्यकारी अधिकारी ( श्रेणी 1 ) . 
प्रतिनियुक्ति / आभेलन किया जाएगा ग्राम ( द्वीप ) पंचायत और सहायक बंदोबस्त अधिकारी या तहसीलदार जिन्होंने उस 

श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और केरल लोक सेवा आयोग द्वारा 
आयोजित दांडिक न्यायिक परीक्षण और राजस्व परीक्षण उत्तीर्ण किया है । 
टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी श्रेणी या पद में 
विहित अर्हता सेवा के पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी । 
टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की 
गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो 
वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक 

पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अहंक /पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो : विभागीय प्रान्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) : 
__ उसकी संरचना 

( i) कलक्टर - सह -विकास आयुक्त 
( ii ) पुलिस अधीक्षक 

- सदस्य 
( ii ) अधीक्षण अभियंता ( लोक निर्माण विभाग ) - सदस्य 
( iv ) सचिव ( प्रशासन ) 

-- सदस्य 
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ : लागू नहीं होता । " 

लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया 
जाएगा 


- अध्यक्ष 


[ फा. सं. यू-14012/7/2002 -एनएल 

डॉ. के. एस. सुगतन , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम लक्षद्वीप के असाधारण राजपत्र, तारीख 14 जनवरी , 1992 को अधिसूचना सं. यू -14012/ 4/ 88 - एएनएल तारीख 1 नवम्बर , 

1991 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 


[ MI- 905 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd June , 2006 
G .S . R . 340 ( E ).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Block DevelopmentOfficer under the Lakshadweep Administration Recruit 
mentRules , 1991 as notified vide this Ministry s notification No . U - 14012/4 /88 - ANL , the 1st November, 1991, namely : 


( 1) Short title and commencement : - - These rules may be called the Block .Development Officer under the 
Lakshadweep Administration Recruitment (Amendment) Rules , 2006 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Block Development Officer under the Lakshadweep Administration Recruitment Rules, 1991, for the 
existing Schedule the following Sche lule shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 


1. Name of the Post 


2. Number of Posts 
3. Classification 
4. Scale of pay 


: Block DevelopmentOfficer 
: 9 * (Nine ) * Subject of variation dependent on workload . 
: General Central Service Group B (Gazetted Non-Ministerial) 
: Rs. 6500 -200- 10500 


5 . Whether selection post or Non -selection post : . Selection 
6 . Whether benefit of added years of service : Not applicable . 

admissible under rule 30 of the Central Civil 

Services (Pension ) Rules, 1972 
7 . Age limit for direct recruits 

Not applicable . 
8. Educationaland other qualifications required : Not applicable . 

for direct recruits 
9. Whether age and educational qualifications : Not applicable. 

prescribed for direct recruits will apply in the 

case of promotees 
10. Period of probation , if any 

; Two years for promotees. 
11. Method of recruitment : whether by direct : Promotion : 

recruitment or by promotion or by deputation The suitability of the regular holder of the post of Block Deve 
or absorption and percentage of the posts to lopment Officer in the pre - revised pay scale of Rs. 1640 -2900 
be filled by variousmethods 

prior to upgradation of this post in the scale of pay of 
Rs. 6500 - 10500 (revised ) will be initially assessed for appointment 
to the upgraded post. If assessed suitable he shall be deemed to 
have been appointed to the upgraded post at the initial 
constitution . If assessed " Not suitable " for appointment to the 
upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale 
of Rs. 5500 - 9000 and his case would be reviewed every year . 


12. In case of recruitment by promotion or 

deputation or absorption , grades from which 
promotion or deputation or absorption to be 
made 


: Promotion : 

Superintendent or Executive Officer (Grade I), Village (Dweep ) 
Panchayat and Assistant Settlement Officer or Tehsildar in the 
pay scale of Rs. 5500 - 9000 with three years regular service in 
the grade and pass in the Criminal Judicial Test and the Revenue 
Test conducted by Kerala Public Service Commission . 


Note 1 : The eligibility list for promotion shall be prepared with 
reference to the date of completion by officers of the prescribed 
qualifying service in the respective grade or post. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3(1)] 


w 


" 


Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or 
eligibility service are being considered for promotion , their seniors 
would also be considered provided they are not short of the 
requisite qualifying or eligibility service by more than half of 
such qualifying or eligibility service or two years , whichever is 
less and have successfully completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along with their juniors who 

have already completed such qualifying or eligibility service. 
13. If DepartmentalPromotion Committee exists, : Departmental Promotion Committee ( for considering promotion ): 
what is its composition 

(i) Collector -cum -Development Commissioner Chairman 
( ii) Superintendent of Police 

- Member 
( iii) Superintending Engineer (PWD ) 

- Member 
(iv ) Secretary (Administration ) 

- Member 
14 . Circumstances in which Union Public Service : Not applicable.” 

Commission is to be consulted in making 
recruitment 

[F .No . U - 14012 /7 /2002- ANL ) 

Dr.K .S. SUGATHAN , Jt. Secy . 
FootNote : The principal ruleswere published in the Lakshadweep Gazette , Extraordinary dated the 14th January , 1992 vide 

Notification No . U - 14012/4 /88 - ANL , dated the 1st November , 1991, 


Primes to the Manage 


Printed hv the Manager , Govt. of India Press . Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


ment of India Pres.Ring Road, Mawapani,New Delhi 106 


